. 


. 


ne 


I 


SH 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 525 


3 श्रावण , 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार , 

25 जुलाई, 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

14 जून , 2017 
संख्या:- 16 /खाद्य/11 -13/ 2012 - 98 ( 16 ) स्वा०-- विभागीय अधिसूचना सं०- 86( 16) दिनांक 29 जून , 2016 
द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों का स्थानान्तरण / पदस्थापन किया गया है । 
अधिसूचना की कंडिका- 2 को एतद द्वारा विलोपित करते हुए निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है , " स्थानान्तरित 
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार का निर्धारण अलग से किया जायेगा ” | 

2. यह आदेश उपर्युक्त कंडिका- 1 में उल्लिखित अधिसूचना निर्गम की तिथि से ही प्रभावी होगा | 


3. अधिसूचना संख्या - 86 (16 ) दिनांक 29 जून , 2016 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा | 


4 . इसमें अपर मुख्य सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कुमकुम प्रसाद, 
सरकार के उप सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 525 -- 50 


